निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 239) 


12 फाल्गुन 1935 ( श ) 
पटना , सोमवार , 3 मार्च 2014 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 

26 फरवरी 2014 
सं0 एल0एच0जी0 -1525 / 2002 ( खण्ड) - 1812 — लोकसभा आम चुनाव , 2014 के आलोक में श्री देवेन्द्र कुमार 
सिंह, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षावाहिनी, कटिहार एवं अतिरिक्त प्रभार किशनगंज को स्थानान्तरित करते हुए जिला 
समादेष्टा , नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है एवं अगले आदेश तक के लिए उन्हें जिला समादेष्टा, नवादा 
का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जाता है । 
आदेश दिया जाता है कि नवपदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर विभाग को शीघ्र प्रतिवेदित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 239 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


